निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 14 जुलाई 2014 


( सं० पटना 583 ) 


सं0 08 / नि०था० - 11 - 13 / 2014 - सा०प्र० - 9184 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

___ 7 जुलाई 2014 
विभागीय संकल्प सं०- 2769 दिनांक 26 .02. 2014 द्वारा श्री विजय प्रताप सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि 
क्रमांक - 224 / 11, तत्कालीन आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध आय से अधिक 
सम्पत्ति उद्भेदन होने के कारण निगरानी विभाग द्वारा निव्था० कांड सं0 - 056 / 2013 दर्ज होने के आरोप में बिहार 
सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2005 के नियम - 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही 
संचालित किया गया । जाँच हेतु आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना को संचालन पदाधिकारी, नियुक्त किया गया । श्री सिंह 
के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं हो सका । 

श्री सिंह इसी बीच दिनांक 30.06 .2014 को सेवानिवृत्त हो गये । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान 
में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक - 3448 दिनांक 02.12.2006 में यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय 
कार्यवाही चलते रहने के दरम्यान सेवानिवृत्त हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी एवं बिहार पेंशन नियमावली 
के नियम - 43( बी० ) के तहत उसे स्वतः परिवर्तित समझा जाएगा । 

श्री सिंह चूंकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं जाँच प्रतिवेदन प्रतीक्ष्य है । फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही हेतु निर्गत 
संकल्प सं० - 2769 दिनांक 26 . 06 . 2014 को बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43(बी०) के तहत एतद् द्वारा 
सम्पपरिवर्तित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 जुलाई 2014 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई 
के लिए भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 583-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih . nic .in 


